forest ho # -( st)-72 


REGISTERED NO .- D - (0 )- 73 


SIL 


VON 


. . . 


. . 


1 


. .. 


2 


. 


999 


भारत का राजपत्र । 
The Gazette of Fradia 


EXTRAORDINARY 

HTU D - 3 - 400 
PART II — Section 3 – Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


= 


= 


• 365] 
No . 365] 


f frett, FTAETT , TAR 14 , 1977 / fa 23, 1899 
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14. 1977 /KARTIKA 23 , 189, 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Soparato paging is riven to this part in order that it may bo glad 

as a separato compilation . 


MINISTRY OF FINANCE 
Dopartment of Royengo 

NOTIFICATION 

CENTRAL EXCISE . 

Now Delhi the 14th November 1977 
G . S . R . 700 ( E ) - IA exertise of the powers conferred Lv sub -section ( 1 ) and ( 3 ) Section 3 
of the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) and in supersession of the notification of the 
Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing ) No 4 / 77 - Central 
Excises, dated the 17th January , 1977 , the Central Government hereby fixes for processed woollen 
fabrics , falling under Jiem No 21 of the First Schedule to the said Art, produced by a factory 
other than a composite mill and specificd in column ( 2 ) of the Table hereto annexed , the tanit 
valucs specified in the corresponding entry in column ( 3) of the said Table . 


THE TABLE 


Serial 
No . 


Description 


Tarff values 
Rr per kilogram 


I 


Fabricy made from yarn spur on wursted qystem , the overall contents 

ofwool or acrylic fibre or both being not less than five sixth by weight 
of such fabrics- - 
(1 ) fabrics made of yarn cxlceding 249 counts but not exceeding 484 

counts in warp and wcft 
( b ) fabrics inade of yarn of 245 counts or less in warp and wett 


240 00 
135 00 


( 2205 ) 


2206 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II — SEC, 3 (18 


- 


(3 ) 


2 . 


270 00 


105 00 


165, 000 


iBus 00 


Fabrics made fron yarn spun on woned system and produced from 
wool or acrylı fibre or both and containing more than one sixth hy 
weight of tion - cellulosic fibre ou thail acrylu fibre calculated on 
theweight of such fabrics 
Fabrics made from yarn spun on worsted syytem and produced from 
wool or acrylic fibre or both , and / or staple fibre of cellulosic origin , 
and / or cotton and the overall contents of wool or acrylic fibre or both 
being less than five sixth by weight of yuch fabrirs - - 
( a ) falırıcs n ry de from woollen yarn /blended yain of 245 counts and 

below , 
( b ) others, but excluding fabricy containing woollen yarn /blended 

varil of 488 County and atove 
Fabrics marl froin yarn (uthier than worsted ) produced from wool 
or acrylic fibre or bnth and staple fibre of non - cellulosic origin , then 
overall content ol wool on acrylic fibre on both being lise than five 
with by wright of such fabrics 
Fabricsmade from varn ( other than worsted ) produced from wool or 
acrylic fibre or both , and /or cotton , and /or staple fibre of cellulosis 
origin , and /or wool wayte or acrylic fibrr waste or both , and/ or waste 
of cellule staple fibre , and /or wale ol non - cellulosic staple fibre 
other than acrylic staple fibre the contents of non - cellulosic staple 
fibre waste other than acı ylic libre wasic , if any, heiny not more 
than one fourth by weight of such fahun . . . . 
( a ) l abrice commonly known ay velour. . . . . . 
( b ) Fabrics containing more than fifty per cent wool waste or acrylic 

fibrc waste or both and stuple fibre wastr of cellulovir origin 

and/ or cotton , and / or staple fibre of cellulosir origin , . 
(r ) All others. . 
Blankets comercially known as barruck and hospital blankets . 
(a ) Hospital blankets, . . . . 

. . . 
( b ) Barrack blankcis . 
Fabrics contauung shodity yarn and woolwaste or acrylic fibre 
waste or both 
( a ) Blankets - , 

(1) Double face blankets , . 
(ii) Others . . . . . . 

. 
( b ) Otherg - - 

(i) Fabrics commonly known ay melton cloth . 
(u ) All others , . . . . . . . 


85 00 


65 on 
80 :00 


6 


· 


· 


· 


50 oo 
28 .00 


57 00 
31: 00 


90 00 
51: 00 


EXPLANATION - For the purposes of this notification 
( 1 ) " composite mill " means a manufacturer who is engaged in the 

spinning of woollen yarn , all sorts, or weaving or processing of 
woollen tabrics with the aid of power and has a proprietary intc 

rest in at least two of such manufacturing activities , 
(2 ) " processed " mcang all procesos which are ordinarily carried on 

with the aid of power or team but excluding the process of calen 

dering with plain rollers ; 
( 9 ) " count" means the size of single yarn expressed as the number 

of 560 yard hanks per pound ; and 
( 4 ) woollen fabrics " incang woollen fabrics of every description ex 
oept tufted woollen fabrics . 

[No 315 /77 - CE F , No . 7/38/N /76 - CX 1 ] 

B . PROSAD, Under Secy 


. भाग II - 1 . 36) 


भारस का असाधारण राजपा 

- 
वित्त मंत्रालय 


2207 
- -- -- 


- - -- - - 


- - - - 


राजस्व विभाग 


अधिसूचना 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


नई दिल्ली , 14 नवम्बर 1977 
सा० का० मि0 700 ( म ). - - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 
1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) और उपधारा ( 3 ) वाम प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए ( भारत सरकार के राजस्व और बैकिग विभाग ( राजस्व खण्ड ) की अधिसूचना स . 
4/ 77- केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क , तारीख 17 जनवरी , 1977 को अधिष्ठिन करते हुए, उन अधिनियम 

। मद सख्या 21 के अन्तर्गत सम्मिलित प्रसंस्कृत ऊनी फेमिको के लिए, जो किसी 
मंयुक्त मिल से भिन्न कारखानो द्वारा उत्पादित की जाए और जो उसमे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 2 में 
विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ 3 की तत्सबन्धी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट मूल्य नियत करती है । 

सारणी 


- 


- 


- 


- 


विवरण 


प्रति किलोग्राम 
तरिफ मूल्य 


सस्याक 


- 


1 


3 


240 - 00 


155 - 00 


1 स्टैंड पद्धति के आधार पर कते हए सूत से तैयार फैविक जिसमे ऊन या 

एक्रेलिक तंतु या दोनों की कुल अन्तर्वस्तु ऐसे कपडे के भार के पाच बटे 
छह भाग में कम न हो 
( क ) ताने और बाने में चौबीस काउट से अधिक किन्तु अड़तालीस 

काउट से अनधिक मूत के बने हुए फैबिक 
( ख ) ताने और बाने मे चौबीस काउंट या उससे कम के सूत से बने हुए 

फेविक 
2 वस्टैंट पद्धति से कते हुए मूत से बने और ऊन से या एक्रलिक तंतु से या दोनो 

से उत्पादित फैब्रिक जिमे एकैलिक तंतु से भिन्न गैर सैल्यूलोसीततु का भार 

ऐसे फैब्रिक के भार के अनुसार उसका एक बटे छ से अधिक हो 
3 वर्टेड पद्धति से कते हुए सूत से बने हुए और ऊन या एक्रेलिक तंतु या दोनों 

उत्पादित और/ या सैल्यूलोसी मूल के स्टेपलतंसु से, और / या कपास से 
उत्पादित फैबिक जिनमें ऊन या एकैलिक तंतु या दोनों की कुल अन्तर्वस्त 
ऐसे फेत्रिक के भार के पाच बटे छह से कम हो ---- 
( क ) ऊनी सूता कते हुए सूत से, जिसके काउंट चौधीस तथा उससे कम 

है , बने हुए फैनिक 


270 - 00 


105 - 00 


2208 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II Sec . 3 ( 1) 


1 


3 


165 - 08 


180 - 00 


( ख ) अन्य फैविक, किन्तु एसे फैनिकों को अपजित करते हुए जिसमें सूत 

बटे /कते हुए मूनी, प्राइतालीम तथा अधिक काउंट वाले हैं 
4 ऊन या एकैलिक तंतु या दोनों में और स्टेपल तंतु और गैर सैल्यूलोसी मूल 

के स्टेपल तंतु से उत्पादित सूत ( वस्टेंड से भिन्न ) से बने हुए फैत्रिक जिनमे 
ऊन या एक्रलिक ततु या दोनो की कुल अन्तर्वस्तु ऐसे फैब्रिक के भार के 

पाच बटे छह से कम हो 
5 ऊन या एलिफ नतु या दोनो , और या कपास, और या सेल्यूलोसी मूल 

के , स्टेपल तं तु और / या ऊनीगूदर या एक्रेलिक तंतु दूदर या दोनों , और 
या सैल्यूलोसी स्टेपर तंतु के गुदर और / या गैर सैल्यूलोसी स्टेपल फाइबर 
एक्रेलिक स्टेपल फाइबर से भिन्न तंतु से उत्पादित सूत ( वस्टैंड से भिन्न ) 
से बने हुए फैबिक जिसमे एकलिक तंतु से भिन्न गैर सैल्यूलोसी स्टेपर 
तंतु की अंन्तर्वस्त , यदि कोई हो , तो ऐसे फैब्रिक के भार के एक बटा चार से 
अधिक नहीं हो 
( क ) ऐसे फैधिक, जो सामान्यतया वेलूर के नाम से ज्ञात है, 
( ख ) ऐसे फैधिक जिनमें ऊनी गूदर या एक्रेलिक तंतु गूदर या दोनों और 
सूल्यूलोसी मूल के स्टेपल संतु गूदर और / या कपास, और / या मेल्यूलोस 
मूल के स्टेपल ततु की अन्तर्वस्तु पचाप प्रतिशत से अधिक हो 

( ग ) सभी अन्य 
6 बैरक और अस्पताली कंबलों के रूप मे वाणिज्यिक तौर पर ज्ञात के बल 

( क ) अस्पताली कंबल 

( ख ) बैरक कमल 
7 वे फैविक जिनमे ऊनी गूदर और शोडी मूत या एक्रेलिक तंतु गूदर या दोनों 


85 . 08 


65 - 0 . 


80 - 00 


28 - 08 


57 - 00 


31 - 00 


( क ) कंबल - (i) दो तरफा कबल 

( ii ) अन्य 
( ख ) अन्य - (i ) ऐसे फैबिक जो मामान्य तया मेलटन कपड़े के नाम 

से जाने जाते हैं 
(ii ) अन्य सभी 


30 - 00 


51 - 00 


स्पष्टीकरण ---इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ 
( 1 ) “संयुक्त मिल " से यह विनिर्माता अभिप्रेत है जो विधुत की सहायता से सभी प्रकार 

के ऊनी सूत को कातने, या ऊनी फैविक को बुनने या उनके प्रसंस्करण का कार्य व रताहो 
और जिसका इस प्रकार के विनिर्माण क्रियाकलापों में से कम से कम दो में साम्पतित 
हित हो । 


भाग II - . 3 


भारत का असाधारण राजपा 


2209 


( 2 ) " प्रसंस्कृत" से सभी ऐसी प्रक्रियाएं अभिप्रेत है जो सामान्यतः विधुत या भाप की 

सहायता से की जाती है किन्तु इसमें सादा रोलर से दबाने की प्रक्रिया सम्मिलित 

मही है । 
( 3 ) " काउंट " से प्रति पाउण्ड 560 गज हैंक्स के रूप में अभिव्यक्त एक ही सूत का साइष 

अभिप्रेत है । 
( 4) " ऊनी फैनिक " मे अभिप्रेत है गुच्छेदार ऊनी कपड़ों के सिवाय हर वर्णन के ऊनी कपड़े । 
[मं0 31 5/ 77 - उ० शु० फा० सं० 7/ 38/ एन / 76 - सी एक्स 1] 

बी० प्रसाद , अवर सचिष । 


महा प्रवन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टी रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESB , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977 


